सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ठ , 1939 ( श ० ) 


संख्या - 21 


राँची, बुधवार 


19 जून , 2019 (ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 319- 328 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड ., 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


, 


पूरक " अ " 


320 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 जून , 2019 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

7 जून , 2019 
संख्या:-- कार्मिक-02/ 2019-1706/ वि ० स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि श्रीमती गीता कोड़ा( क्षेत्र सं0-54 ) जगन्नाथपुर ( अ॰ज॰जा॰ ) ने भारत के संविधान के अनुछेद 
190 (3)( ख ) एवं झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम -316 (1) एवं ( 2)में वर्णित 
प्रावधानों के अधीन दिनांक -31/ 05/19 के अप 0 से सभा की सदस्यता का त्याग कर दिया है जिसे उक्त तिथि से 
उक्त स्थान रिक्त हो गया है । 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


महेन्द्र प्रसाद , 

सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


अधिसूचना 

7 जून , 2019 
संख्या :- कार्मिक- 02/ 2019- 1708 / वि ० स ० --एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया 
जाता है कि श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी ( क्षेत्र सं0-23 ) रामगढ़ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-190 (3) ( ख) एवं झारखण्ड 
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-316 (1) एवं ( 2) में वर्णित प्रावधानों के अधीन दिनांक -03/ 06/19 के 
अप 0 से सभा की सदस्यता का त्याग कर दिया है जिसे उक्त तिथि के प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है एवं उक्त तिथि से 
उक्त स्थान रिक्त हो गया है | 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


महेन्द्र प्रसाद, 

सचिव , 


झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 जून , 2019 


321 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


शुद्धि पत्र 


10 जून , 2019 


संख्या -4/ नि ० सं०-12-33/ 2017 का .-4524 -- सुश्री उषा मिंज , झा ०प्र ० से०, सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, 
इचाक, हजारीबाग की सेवा सम्पुष्टि से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 2175 ( HRMS), दिनांक 23.05.2019 
की कंडिका-1 में अंकित गृह जिला- राँची के स्थान पर गुमला पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे | 
उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी । 


2 . 


3 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


शुद्धि पत्र 


10 जून , 2019 


संख्या-4 /नि ० सं०-12-44 /2016 का .- 4525 --जितेन्द्र कुमार पाण्डेय , झा ०प्र ० से ०, सम्प्रति प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, मनोहरपुर , प 0 सिंहभूम की सेवा सम्पुष्टि से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 2226 ( HRMS ), 
दिनांक 24.05.2019 की कंडिका-1 में अंकित पंचम सीमित बैच के स्थान पर पंचम बैच पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे | 


2 . 


3 . 


उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


322 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 जून , 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
10 मई , 2019 ई ० । 


, 


, 


संख्या -13 /ए०-109/ 2017-2434 -- श्री आशीष बत्रा , भा ०पु ० से ०, पुलिस महानिरीक्षक ( अभियान ), झारखण्ड, 
राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के तहत् दिनांक- 03-06 
2019 से 14-06-2019 तक कुल-12 ( बारह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । दिनांक 
02-06-2019 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने तथा उक्त अवधि में निजी खर्च पर विदेश (सिंगापुर एवं थाईलैंड) 
यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री बत्रा , भा ० पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
13 मई , 2019 ई ० । 


, 


संख्या-13 /पी2-103/2019- 2476 / सी ०, महानिदेशक - सह- महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन 
सेवा, झारखण्ड, राँची ( पुलिस महानिदेशक कोटि ) के पद पर उत्पन्न रिक्ति के आलोक में विभागीय प्रोन्नति 
समिति की अनुशंसा को दृष्टिपथ रखते हुए दिनांक -30.04.2019 को आहूत सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक की 
अनुशंसा तथा भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली के पत्रांक- 434 /01/ ES -1/JKD- HP/ 2019, दिनांक -13.05.2019 
के आलोक में श्री एम . विष्णुवर्धन राव, भा ० पु० से ० ( 1987), विशेष कार्य पदाधिकारी, पुलिस आधुनिकीकरण , कैम्प 
नई दिल्ली को पुलिस महानिदेशक ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 75,500-80,000; पुनरीक्षित वेतनमान -पे मैट्रिक्स का 
लेवल -16 ) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक- सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी 
एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 . 


प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 जून , 2019 


323 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
17 मई, 2019 ई ० । 


संख्या-13/एल०-101 / 2019- 2561 -- श्री अखिलेश कुमार, झा , भा ०पु ०से ०, पुलिस उप - महानिरीक्षक , विशेष 
शाखा, झारखण्ड, राँची को यू ० के ० में प्रस्तावित MCTP, Phase-IV कोर्स में भाग लेने के उपरान्त दिनांक 
01.07.2019 से 04.07.2019 तक 04 ( चार ) दिनों के Ex- India Leave की स्वीकृति तथा दिनांक -29.06.2019 
एवं 30.06.2019 ( शनिवार एवं रविवार ) को Ex -India Leave के Prefix के रूप में उपभोग करने की अनुमति 
प्रदान की जाती है 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
22 मई, 2019 ई ० 


संख्या-13/ आई० पी ०एस०-107 /2019- 2629 -- श्री साकेत कुमार सिंह , भा ० पु० से ०, पुलिस उप- महानिरीक्षक , 
झारखण्ड जगुआर (एस ०टी ० एफ ०), राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10 , 11 
एवं 20 के तहत् दिनांक -24.05.2019 से 01.06.2019 तक कुल-09 ( नौ ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । दिनांक-23.05.2019 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने तथा उक्त अवधि में स्वयं के खर्च पर 
विदेश ( मलेशिया एवं इंडोनेशिया) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री सिंह , भा ० पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


324 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 जून , 2019 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
28 मई, 2019 ई ० । 


संख्या-14 /ए०-09 /2016-2714 -- श्री पवन कुमार , तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, 
विभागीय अधिसूचना संख्या-127 , दिनांक-09.01.2017 के द्वारा निलंबित किया गया था , को तत्काल प्रभाव से 
निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

श्री कुमार 

के निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय 
लिया जाएगा । 
3 . आदेश में मा ० मुख्य (विभागीय ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


2 . 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
28 मई , 2019 ई ० 


संख्या -- 13/ या०-4003/ 2006-2726 / सी ०--माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद WP ( C ) No. -310/1996 
प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक -22.09.2006 को महानिदेशक एवं पुलिस 
महानिरीक्षक के चयन एवं न्यूनतम कार्यकाल के संबंध में पारित आदेश तथा पुनः इस क्रम में माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक -03.07.2018 को पारित आदेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक -13.03.2019 को यह आदेश पारित किया गया है कि संघ लोक सेवा 
आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन हेतु मेरिट के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों को 
इम्पैनल्ड किया जाना चाहिए जिनकी सेवानिवृति के पूर्व न्यूनतम 06 माह की सेवा शेष है । 


माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य 
में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन के संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा निर्गत निर्देशों एवं 
निर्धारित प्रक्रिया को अंगीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 जून , 2019 


325 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
30 मई , 2019 ई ० | 


संख्या-11/ स्था ० राज०-34/ 2017-2783 / श्री राजेन्द्र ठाकुर, प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्रोबेशन 
कार्यालय , झूटी को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन 
कार्यालय , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -11/ स्था . राज०-34/ 2017-2784 | श्री प्रमोद नारायण सिन्हा, प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला 
प्रोबेशन कार्यालय , गुमला को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय , धनबाद के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-11/ स्था ० राज०-34/ 2017-2785 | श्री दीपक कुमार मालवीय, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला 
प्रोबेशन कार्यालय , देवघर को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला 
प्राबेशन कार्यालय , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-11/ स्था ० राज०-34/ 2017-2786 | श्री केदार राम , प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्रोबेशन 
कार्यालय , लातेहार को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्राबेशन 
कार्यालय, पलामू के पद पर पदस्थापित है । 

संख्या -11/ स्था ० राज०-34 / 2017-2787/ श्री आशीष रंजन कुमार , प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रशिक्षण 
हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय , धनबाद में कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक 
प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्राबेशन कार्यालय , छूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -11/ स्था ० राज०-34 /2017-2788/ श्री अनूप मिंज , प्रोबेशन पदाधिकारी, सिमडेगा अपने 
कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्राबेशन कार्यालय , गुमला के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या-11/ स्था ० राज०-34 /2017-2789/ श्री अजितेश कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी , दुमका 
अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्राबेशन कार्यालय , देवघर के अतिरिक्त प्रभार में 


- 


रहेंगे | 


संख्या -11/ स्था ० राज०-34 / 2017-2790 / श्री मनोज बैठा, प्रोबेशन पदाधिकारी , पलामू अपने कार्यों 
के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्रोबेशन कार्यालय , लातेहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या-11/ स्था ० राज०-34/2017-2791 / श्री रंजीत कुमार सिंह , प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्रोबेशन 
कार्यालय, चास (बोकारो) अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी , अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय , 
तेनुघाट ( बेरमो), बोकारो के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


सुबोध कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


326 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 जून , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 

30 मई , 2019 ई ० | 
संख्या-07/ हो ० गा ० ( स्था ०)-03/ 2017-2873 / झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के निरीक्षक के कोटि से 
जिला समादेष्टा के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्यक्ष झारखण्ड लोक सेवा आयोग , 
राँची की अध्यक्षता में दिनांक -15.05.2019 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई 
अनुशंसा के आलोक में श्री बिनय कुमार, निरीक्षक को झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के मूल कोटि के पद 
(जिला समादेष्टा ) पर पुनरीक्षित वेतन लेवल -09 ( अपुनरीक्षित वेतनमान् PB-II- 9300-34800 , ग्रेड वेतन 
रू ० 5400/-) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी , राँची के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विष्णुकांत राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

10 जून , 2019 ई ० । 
संख्या-06/निदे अभि०-13/ 09/ 2015-3031 -निदेशक अभियोजन , अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड 
का पद रिक्त रहने के कारण अभियोजन निदेशालय के कार्यों के सुचारू एवं त्वरित निष्पादन हेतु श्री 
राज कुमार सिंह, उप निदेशक, अभियोजन निदेशालय , झारखण्ड, राँची नियमित निदेशक अभियोजन की 
नियुक्ति होने तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक अभियोजन , झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे । 

श्री सिंह द्वारा नीतिगत विषयों को छोड़कर निदेशक अभियोजन के अन्य सभी कत्र्तव्यों 
का निर्वहन किया जायेगा । 


, 


, 


2 . 


3 . 


उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 19 जून , 2019 


327 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


12 जून , 


2019 
संख्या -3 /नि 0 सं0-09-05 /2016 का . 4614 -- श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा 0प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक -774/03 ), 
अपर उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा को दिनांक 15.01.2016 से 16.02.2016 तक No work No 
pay के आधार पर असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 60 एवं 236 के तहत 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
12 जून , 2019 


संख्या-1/विविध-839 / 2016 का . 4626 


श्रीमती नेहा अरोड़ा , भा.प्र.से. ( झाः 2012), सम्प्रति 


मातृत्व अवकाश पर को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18 के तहत दिनांक 
19.01.2019 से 10.06.2019 तक कुल 143 ( एक सौ तैतालीस ) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति 
दी गयी है, को विस्तारित करते हुए दिनांक 11.06.2019 से 17.07.2019 तक कुल 37 दिनों के लिए 
अतिरिक्त मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 


सरकार के अवर सचिव । 


328 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 19 जून , 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं USHA KUMARI पिता GANESH PRASAD SAHA शपथ पत्र सं ० 1946, दिनांक 27 मई , 
2019 के अनुसार USHA GUPTA के नाम से जानी जाऊंगी । 

USHA KUMARI एवं USHA GUPTA दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT -- 


BLOCK - B , PURANA BANDH ROAD , 
RAM NAGAR COLONY , CHAS, 
P.O. + P.S.- CHAS , 
DIST.- BOKARO , 
JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAGINI LAL पत्नी ANAND KUMAR LAL शपथ पत्र सं ० 518, दिनांक 8 मई , 2019 के 
अनुसार RAGINI SINHA के नाम से जानी जाऊंगी । 

RAGINI LAL एवं RAGINI SINHA दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT -- 


HOUSE NO . -209 , ROAD NO .- 2 , 
BASANT VIHAR HARMU , 
P.S.- ARGORA, 
DIST.- RANCHI , 
JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं PAGLU SINGH Urf DHANANJAY SINGH पिता LATE MOHAN SINGH शपथ पत्र 
सं ०113, दिनांक 18 मई, 2018 के अनुसार DHANANJAY SINGH के नाम से जाना जाऊँगा | 

PAGLU SINGH Urf DHANANJAY SINGH एवं DHANANJAY SINGH दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है | 


RESIDENT OF VILLAGE-- BAIDMARA , 

NEAR RAILWAY LINE , 
BOKARO STEEL CITY , 
DIST- BOKARO (JHARKHAND ) 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 21--50 | 


